PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 22 , 1998 ( BHDR 31, 1920 SAKA ) 


477 


शिक्षा विभाग 


शुद्धि - पत्र 


दिनांक 8 मई, 1992 


संख्या 49/10/ 79 -शि०-1 ( 4 ).--हरियाणा शिक्षा विभाग राष्ट्रीय कैडिट कोर संवर्ग ( वर्ग "ग ") राज्य सेवा नियम , 
1991 जो हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा ० का ० नि ० 73/संवि ०/अनु ० 309/91, दिनांक 11 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रकाशित 
किया गया है, में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें नामत : -- 

1 ( क ) कथित नियमावली के नियम 9 उप नियम ( क ) ( 2) में प्रथम शब्द "किसी " हटा दिया जाए । 
( ख ) कथित नियमों के नियम 9 उप नियम ( ख ) (ii ) की पहली पंक्ति शब्द राज्य से पूर्व शब्द "किसी " को 

हटा दिया जाए । 


( 2 ) नियम 9 के उप नियम ध में शब्द " ऐसे माड लिंग अनुदेश " को "ऐरो माडलिंग अनुदेशक " पढ़ा जाए । 
( 3) नियम 11 के दूसरे परन्तुक में दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द " और पहले सिफारिश किया गया उम्मीदवार 

बाद में सिफारिश किये गये उम्मीदवारों से ज्येष्ठ होगा " हटा दिया जाए । 
( 4 ) कथित नियमावली के परिशिष्ट "ख " में क्रमांक 3 के सामने सीधी भर्ती के लिये अहंतानों के नीचे अर्हता क्रमांक 

( 1 ) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष के पश्चात् निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जायें : -- 


" भारतीय नौ सेना की नाविक अथवा पोतकार प्रशिल्पी शाखा से भूतपूर्व नाविक को अधिमान्यता दी जायेगी । " 


( 5 ) कथित परिशिष्ट " ख " में क्रमांक 3 के सामने सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये अर्हताएं के खाना में अर्हता I के 

नीचे शब्द "प्रतिलिपि " के स्थान पर शब्द " प्रशिल्पी " अंकित किया जाये । 


( 6 ) परिशिष्ट " ख " में क्रमांक 4 के सामने सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त के लिये अर्हताएं के खाना में अहंता ( क ) (1) 

की दूसरी पंक्ति में शब्द " अहंता " के बाद शब्द " अथवा " छटी पंक्ति में शब्द “ माडलिग " के बाद शब्द " अनुदेशक " 

सातवीं पंक्ति में शब्द " अनुशासन के पश्चात् शब्द “ अथवा " अंकित किये जायें । 
( 7) परिशिष्ट “ ख ”में क्रमांक 4 के सामने सीधी भर्ती तथा अन्यथा नियुक्ति दोनों कालमों में अधिमान्य अहंतायें का 

क्रमांक (IV ) के स्थान पर दोनों कालंमों में अधिसूचना अहंतायें को क्रमांक (II ) अंकित किया जाये । 


EDUCATION DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 8th May, 1992 


No. 49 /10 / 79 - Edu.- 1( 4).- In the Haryana Education Department National Cadet Corps Cadre 
( Group C ) Service Rules, 1991 , isued, -vide Haryana Government Notification No. GSR 73 / Const./ Art . 
309/91, dated 11th November, 1991 , the following corrections may be made , namely ; 


1. In rule 1 relating to short title , the word State may be added after the word (Group C ) . 


2 In the second line of rule 5 , after the word age , the word on shall be deleted . 


3. In rule 9 (i) (a ) (ii), the word or shall be substitutod for the word for after the words State 

Government and before words the Government of India. 


4. In the said rules, in rule 10 (2 )(b )(i), the word "his may be substituted for the word this and 

the word or may be sustituted for the word and . 
5. In the beginning of second line of rule 13, the word not may be substituted for the word 

nor . 


478 


HAYANA GOVT GAZ. , SEPT. 22 , 1998 (BHDR 31 , 1920 SAKA ) 


[ PART I 


6. In the said rules , in Appendix A column 3 and 5 against serial No 8, the figures 114 shall 

be substituted for the figures 144 in both these columns. 
7. In the said rules, in Appendix A all the entries of serial No. 5 and 6 may be exchanged 

thereby placing the entry of Accountant and figures against it at serial No. 5 and the 

entries of Junior Scale :Stenographer and its figures at serial No.6 of the said Appendix A . 
8. In the said rules in Appendix B against serial No. 4 below the entry Special Qualifications, 

in part (ii ) (b ) in column 3 and 4, the word tow may be substituted for the word two . 
9. In the said rules, in Appendix C , the word Director in column 5 and the word Goverament, 

in column 6 shall be written against Major Penalties instead of against Minor penalties 

(iv) . 
10. In the said rules, in Appendix C in column 4 , the word oot in the 10th line of Major 
Penalty No. (vi) be substituted by the word not . 

A. BENNERJI, 


Financial Commissioner and Secretary 

to Government, Haryana , 
Education Department. 


राजस्व विभाग 


दिनांक 25 जून , 1998 


- 


संख्या 706-वि ० सैल 1-98/ 10816.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में णित 
भूमि , सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजानिक प्रयोजन अर्थात् गांव उमरावत , तहसील भिवानी , जिला भिवानी में , भूमिहीन 
बेघर हरिजनों , पिछड़े , वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भूखण्ड के लिए रास्ता उपलब्ध करने 
के लिए अपेक्षित है, इसलिए, इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जनकारी के लिए 
की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , कलेक्टर , भिवानी 
तथा इस समय , इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित , उक्त परिक्षेत्र में 
किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्यो के लिए प्राधिकृत करते हैं। 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में , भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में , कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन जिसमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , या उस परिक्षेत्र 
में प्रचार की तिथि से, इसमें जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर उप मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन 
कलेक्टर, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में प्राक्षेप, यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, भिवानी के कार्यालय में किया 
जा सकता । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त संख्या 


प्रायत संख्या/ खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 


1 


3 


5 


2 


4 


6 


क ० म ० 
0--2 


भिवानी 


भिवानी 


उमरावत 


115 


23/ 6/ 1j1मिन सड़क साथ पूर्व में 


कुल जोड़ 


0--2 


के ० जी ० वर्मा, 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 22 , 1998 (BHDR 31, 1920 SAKA) 


479 


REVENUE DEPARTMENT 


The 25th June , 1998 


No. 706-Spl. Cell-1-98/ 10816. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land descri 
bed in the specification below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely , 
providing for path to free residential plots to landless/homeless Harijans,members of backward classes and 
economically weaker persons, in village Umrawat , Tehsil and Districi Bhiwani it is hereby notified that the 
land described in the specifications below is needed for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisilion Act , 1894 , for 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powrs conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the Colleclor, Bhiwani, and such other officers and officials with their servanis and workman for 
the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any land in the locality and to do all other 
acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the Acquisition of the land in ihe localily ,may with 
in a period of thirly days from the publicatiu of this notification in The Official Gazelte or in two daily news. 
papers circulating in the localily of which at least one shall be in the regional language or publicity in the 
locality whichever is later , file objection , if any writing before 1he Sub Divisional Officer (Civil) -cum Land 
Acquisition Collector, Bhiwani. 


Plans of the land may be inspected in the office of the Sub Divisional Officer (Civil )-cum - Land Acqui 
sition Collector , Bhiwani. 

SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
number 


Area 


Rectangle /Khasra 

No. 


Kanal 


Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Bhiwani 


Umrawal 


115 


23/6/1/1 East side Adjoining 
Road . 


0 


2 


Total : 


0 


2 


K.G. VARMA , 


Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department . 


WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DERPARTMENT 


The 16th June , 1998 


No. 1157-SW (4) 98. — In parlial modification of Haryana Government Welfare of Scheduled Castes 
and Backward Classes Deparlmenī Notification No. 6820 -SW - 75 /21055 dated 18 ! h Sep ember, 1975, 2895 
SW (1) 82 , dated 20th September, 1982 , 5031- SW (1) 86 , dated 1st December 1986 and 707 -SW (4 ) 94 , dated 7th 
April, 1994, the Governor of Haryan is pleased to make the following addition /amendments in the rule for 
tailoring training to Haryana Widows with immediate effect :--- 


Below para 2 (0 ) the following shall be added . 


6 (i) " If a Harijan widow trainee contracts a marriage during the training period , she would be 
eligible for the benefits under the scheme like other trainees. 


2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed ,-vide their U.O. No. 3 ( 18 ) - 
1FG - 01-88 / 179 dated 2nd March , 98 . 

PROMILLA ISSAR , 


Dated , Chandigarh , 
the 13th June , 1998 


Commissioner and Secretary 10 Govt. Haryana , 
Welfare of Sch . Caste and Backward Classes 

Department. 


